निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 51 ) 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

27 दिसम्बर 2012 
सं 0 एल0 आर टी0-04-02/ 2001/ 9177 / जे0 — बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 ( बिहार 1951 
का प्रथम कानून ) यथा संशोधित बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम -1992 की धारा -8 (ए ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , बिहार राज्य श्वेताम्वर जैन धार्मिक न्यास पर्षद को प्रशासक के 
रूप में श्री विजय बहादुर यादव , अवर सचिव- सह -उप विधि परामर्शी बिहार पटना , पूर्व के विधि विभागीय 
अधिसूचना सं0-1324/ जे0 दिनांक 14.03.2011 द्वारा अधिसूचित के अनरूप अपने कार्यों के अतिरिक्त अष्ठम बोर्ड 
गठन की कार्रवाई तक प्रशासक उल्लिखित कार्यावधि में वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन हेतु शक्ति 

करते है । 

इस विषय पूर्व में निर्गत विधि विभागीय अधिसूचना संख्या -1324 दिनांक 
14.03.2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , 

सरकार के सचिव । 


प्रदान 


2 . 


पर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 51-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


